रजिस्ट्री संडीएल - 33004/ 96 


REGD . NO . D . L. - 33004 /96 


यमंयापन 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


EXTRAORDINARY 


( 


भाग I - खण्ड । 
PART Section I 


OPROFINDIN 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 128 ] 
No. 128] 


नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 17 , 1996 / आषाढ़ 26, 1918 
NEW DELHI , WEDNESDAY, JULY 17 , 1996/ ASADHA 26, 1918 


वित्त मंत्रालय 
( व्यय विभाग ) 


संकल्प 


नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1996 
सं. 5 ( 12 ) / संस्था - III / 93. - सरकार ने निर्णय किया है कि इस मंत्रालय के दिनांक 9 अप्रैल, 1994 के और इसी मंत्रालय के दिनांक 12 
जनवरी , 1995 के समसंख्यक संकल्प के अन्तर्गत संशोधित समसंख्यक संकल्प में यथा - निहित पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के विचारार्थविषयों में , संकल्प 
के पैरा 2( च ) के नीचे एक नया पैरा 2 ( छ ) जोड़कर निम्नप्रकार से एक और संशोधन किया जाएगा :- - 
2( छ ) “ आयोग यह विचार करे कि क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अंतरिम राहत की एक और किस्त दी जा सकती है और इस पर अपनी 

अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करे । इस प्रकार से यदि अंतरिम राहत की सिफारिश की जाती है तो उसे वेतन आयोग द्वारा प्रस्तुत अंतिम सिफारिशों 
को स्वीकार करने पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को देय पैकेज में पूर्णतः शामिल और समायोजित किया जाएगा । " 


एन. के . सिंह, सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Expenditure) 

RESOLUTION 


New Delhi, the 17th July , 1996 
No. 5 ( 12 )/ E -III/ 93 . - The Government have decided that the Terms of Reference ofthe Fifth Central Pay Commission 
as contained in this Ministry s Resolution ofeven number dated 9th April, 1994 and amended vide this Ministry s Resolution 
of even number dated 12th January , 1995 shall be further amended by the addition of a new para 2( g) below para 2(1) 


1761 GI/ 96 


1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[PART 1 - Sec ) 


M 


m 


as under 


2 ( g ) 


" The Commission may consider whether another instalment of interim relief may be granted to the Central 
Government employees and give an interim report thereon The interim relicf, if recommended, shall have to be 
fully adjusted against and subsumed in the package which may become admissible to the Central Government 
employees on acceptance of the final recommendations of the Pay Commission " 


NK SINGH , Secy 


Printed by the Manager, Govt of India Press Ring Road , Mayapur , Now Dolly - 110064 

and Published by the Controller of Publications Delhi- 110054 1996 


